रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


SAMERIES 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 22 , 2012 / अग्रहायण 1, 1934 
NEW DELHI, THURSDAY , NOVEMBER 22 , 2012 / AGRAHAYANA 1, 1934 


सं . 259 ] 
No. 2591 


-- - - -- - 


वस्त्र मंत्रालय 

संकल्प 
नई दिल्ली, 22 नवम्बर , 2012 
विषय : - केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड , जोधपुर 

सं. 2/ 17 / 2003 - डब्ल्यू एंड डब्ल्यू टी . — भारत सरकार , 
वस्त्र मंत्रालय ने 7 जुलाई , 1987 के संकल्प सं . 8/ 4/85 - डब्ल्यू. टी . 
द्वारा केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड का गठन किया था और समय - समय 
पर इस बोर्ड का पुनर्गठन किया और अंतिम बार 22 नवम्बर , 2010 
के संकल्प संख्या 2/7/ 2008 - डब्ल्यू एंड डब्ल्यू टी द्वारा इस का 
पुनर्गठन किया । 

2. दिनांक 22 नवम्बर , 2010 तथा 14 अगस्त , 2012 के 
संकल्प संख्या 2/ 7/2008 - डब्ल्यू एंड डब्ल्यू टी तथा उसमें संलग्न 
अनुसूची, जिसमें केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड , जोधपुर के सदस्यों के 
ब्यौरे दिए गए हैं , में किए गए बाद के सभी संशोधनों को रद्द करते हुए 
भारत सरकार ने अब केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड को पुनर्गठित करने का । 
निर्णय लिया है और इसमें संलग्न अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार 
सदस्य होंगे । इस बोर्ड का कार्यकाल इसके पुनर्गठन की तारीख 
अर्थात् 22 नवम्बर , 2012 अथवा आगामी आदेशों तक 2 वर्ष की 
अवधि के लिए होगा । 

अनुसूची 
केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के सदस्य 
1. श्री के . एल. चौधरी , ग्राम बघेरा , 

---- अध्यक्ष 
__ अजमेर ( राजस्थान ) 
2. संयुक्त सचिव ( ऊन ) , वस्त्र मंत्रालय , - - उपाध्यक्ष 
___ भारत सरकार , नई दिल्ली 
3 . संयुक्त सचिव , पशुपालन विभाग , कृषि मंत्रालय – सदस्य 

भारत सरकार , नई दिल्ली 
4. वस्त्र आयुक्त , वस्त्र आयुक्त का कार्यालय , -~ - सदस्य 
___ वस्त्र मंत्रालय , भारत सरकार , मुम्बई . . 
5. उप - सचिव /निदेशक ( वित्त ) , वस्त्र मंत्रालय -- - सदस्य 

भारत सरकार, नई दिल्ली 
4357 GI/ 2012 


6. निदेशक ( उद्योग और वीएसई) , योजना आयोग , – सदस्य 

नई दिल्ली 
7. निदेशक , भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान , – सदस्य 

भदोही ( उ. प्र. ) 
8. निदेशक , पशुपालन विभाग , राजस्थान सरकार -- सदस्य 
9. निदेशक , पशुपालन विभाग , तमिलनाडु सरकार – सदस्य 
10. निदेशक , पशुपालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ..--सदस्य 
11. अपर सचिव , पशुपालन विभाग , उत्तरांचल सरकार ...- सदस्य 
12. प्रबंध निदेशक , गुजरात भेड़ व ऊन विकास ...-- सदस्य 

निगम लि. , गांधी नगर 
___ 13. प्रबंध निदेशक , जम्मू व कश्मीर राज्य भेड़ व सदस्य 

भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड , जम्मू 
14. प्रबंध निदेशक, यू. पी . लाइवस्टोक डवलपमेंट बोर्ड , -- सदस्य 

लखनऊ ( उ. प्र. ) 
15 . महाप्रबंधक , हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी सदस्य 

ऊन खरीद एवं विपणन संघ, शिमला 
16. निदेशक , ऊन अनुसंधान संघ, थाने , ( मुम्बई ) 
17. निदेशक , केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान - सदस्य 

संस्थान , टोंक , राजस्थान 
18. कार्यकारी निदेशक , ऊन व ऊनी निर्यात 

संबर्द्धन परिषद् , नई दिल्ली 
19 . कार्यकारी निदेशक , कालीन निर्यात संवर्द्धन - - सदस्य 

परिषद्, नई दिल्ली 
20 . महासचिव , भारतीय ऊनी मिल्स परिसंघ, मुम्बई – सदस्य 
2], कार्यकारी निदेशक , केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड , -- सदस्य 
जोधपुर , राजस्थान 

सचिव 
सुनयना तोमर, संयुक्त सचिव 


- - सदस्य 


- सदस्य 


{ I ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

Partl_ SEC . 11 
MINISTRY OF TEXTILES 

7. Director , Indian Institute of Carpci - Member 

Technology, Bhadohi, (U . P.) 
RESOLUTION 

- -Member 

8 . Director, Animal Husbandry 
New Delhi, the 22nd November, 2012 

Department, Government 
Subject: Central Wool Development Board , Jodhpur 

of Rajasthan 
No. 2 /7 / 2008 - W & WT. -- The Government of India , 

9. Director, Animal Husbandry - -Mcmber 
Ministry of Textiles vide Resolution No. 8 /4 /85 -WT 

Department, Government 
dated the July 7, 1987, had set up the Central Wool 

of Tamil Nadu 
Development Board (CWDB ), at Jodhpur and the 
Board had been reconstituted from time to time, the last 

10 . Director, Animal Husbandry --- -Member 
was vide Resolution No. 2 / 7 / 2008 - W & WT, dated 

Department, Government 

of Andhra Pradesh 
November 22, 2010 . 
2 . In supersession of the Resolution No. 2 /7 / 2008 

II . Additional Secretary, Animal - -Member 
W & WT, dated November 22 , 2010 and August 14 , 2012 

Husbandry Department, 
and all subscquent amendments made to the Schedule 

Goverment of Uttaranchal 
annexed thereto giving details of the members of the 

12 . Managing Director, Gujarat Sheep Member 
Central Wool Development Board , Jodhpur , the 

& Wool Development Corporation 
Government of India have now decided to reconstitute 

Ltd ., Gandhi Nagar 
the Central Wool Development Board and it shall 
comprise members as shown in the Schedule annexed . 

13. Managing Director, J & K Staic - --Member 
The tenure of the Board shall be for a period of two 

Sheep & Sheep Product Develop 
years from the date of reconstitution i. e. November 22 , 

ment Board , Jammu 
2012 or until further orders. 

14. Director, U .P . Livestock Development - Member 
SCHEDULE 

Board , Lucknow (U . P.) 
Members of the Central Wool Development Board 

15 . GeneralManager, H . P. State 

- Meinber 

Cooperative Wool Procurement 
1. K . L . Choudhary Village, Baghera , Chairman 

& Mkt. Federation , Shimla 
Ajmer ( Rajasthan ) 
2 . Joint Secretary (Wool), Ministry – Vice- Chairman 

16 . Director , Wool Research 

-- -Member 

Association , Thane (Mumbai) 
of Textiles, Government of India , 
New Delhi 

17. Director Central Sheep & Wool - -Member 
3. Joint Secretary , Deptt . of Animal - Member 

Research Institute , Tonk , Rajasthan 
Husbandry , Ministry of Agriculture , 

18. Executive Director, Wool & Woullen — Member 
Krishi Bhawan , New Delhi. 

Export Promotion Council, New Delhi 
4 . Textile Commissioner, Office of the Member 

19 . Executive Director, Carpet Export ----Member - 
Textile Commissioner ,Ministry of 

Promotion Council, New Delhi 
Textitles, Government of India , Mumbai 

20 . The Secretary General, Indian - -Member 
5. Deputy Secretary /Director (Finance ), - Member 

Woollen Mills Federation , Mumbai 
Ministry of Textiles, Government of 
India, New Delhi 

21. Executive Director, Central Wool --Member 

Development Board , Jodhpur Secretary 
6 . Director (Industry & VSE ), Planning - Member 
Commission , New Delhi 

SUNAINA TOMAR , Jt. Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110061 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


